रजिस्ट्री सं. डी . एल. -33004/98 


REGD. NO . D. L.- 33004/98 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


X 


भाग II - खण्ड ३ – उप - खण्ड ( ) 
PART II - Section 3- - Sub- section 


A 


29 /10 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 275 ] 
No. 275] 


नई दिल्ली, बुधवार , जुलाई 29, 1998 / श्रावण 7 , 1920 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 29, 1998/SHRAVANA 7, 1920 


- 


- 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( संस्कृति विभाग ) 

अधिसूचना 

पई दिल्ली, 29 जुलाई, 1998 
सा . का . नि . 414 ( अ ). .- केन्द्रीय सरकार, कला क्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम , 1993 ( 1994 का 6 ) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम कला क्षेत्र प्रतिष्ठान नियम, 1998 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं : - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -- 
( क ) " अधिनियम " से कला क्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 ( 1994 का 6 ) अभिप्रेत है , 
( ख ) “ अध्यक्ष " से धारा II के खंड ( क ) के अधीन नियुक्त शासी बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है , 

" धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है , 
उन सभी अन्य शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त है , और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है , वही अर्थहोंगे, जो उस 
अधिनियम में हैं । 

शासी बोर्ड की शक्तियों और कृत्य : 
( 1 ) शासी बोर्ड के निम्नलिखित कृत्प और शक्तियां होंगी अर्थात् : 
( क ) ऐसी समितियों का गठन करना जिन्हें शासी बोर्ड प्रतिष्ठान के कृत्यों का अधिक प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, 
( ख ) प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाना , 

चालू कार्यक्रमों का पूनर्विलोकन करना और उनकी प्रगति को मानीटर करमा , 
आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट का अनुमोदन करना जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करना जैसे कि वित्त समिति द्वारा 
सिफारिश की जाए, 
वित्त समिति द्वारा प्रतिष्ठान के लिए सिफारिश किए गए क्रिया कलापों और कार्यक्रमों का पूर्ण लेखा देते हुए पार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन 

करमा , 
( च ) उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखना तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण जिसके अंतर्गत तुलनपत्र है, ऐसे प्ररूप में तैयार 
2040G/98 


3. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


- 


- 


( उ ) 


करना जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाए , 
( छ ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा और तुलनपत्र पर विचार करना और पारित करना, 

विद्या समिति या वित्त समिति द्वारा इसकी जानकारी में लाए गए विषयों पर विचार करना और समुचित निदेश देना , 

केन्द्रीय सरकार के पूर्वोनुमोदम से प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की भर्ती की पद्धित और सेवा की शर्ते अधिकथित करना , 
( अ ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिकारियों और कर्मचारिपंद के पदों को उतनी संख्या में सजित करना जितनी प्रतिष्ठान के कृत्यों का 

पक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों , 
( ट) प्रतिष्ठान के कार्यों के संचालन के लिए प्रतिष्ठान में अधिकारियों और कर्मचारिद के सभी प्रवर्गों की नियुक्ति करना , 

प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए, इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए और पारस्परिक सहमति से तय किए गए निबंधनों 

और शर्तों पर विन्यास, अनुदान सहायता, दान या उपहार प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकारों, लोक या निजी संगठनों, 
व्यष्टियों, विदेशी सरकारों या गैर - सरकारी संगठनों के साथ करार करना, 

परन्तु यह कि ऐसा कोई करार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिनाकिसी विदेश- सरकार या विदेशी - सरकारी संगठनों और विदेशी 
राष्ट्रिकों के साथ नहीं किया जाएगा , 
क्रय, पट्टा, दान या अन्यथा द्वारा ऐसा कोई उपस्कर या अन्य चल संपत्ति अर्जित करमा जो प्रतिष्ठान के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो , 
किसी भवन का संनिर्माण, परिवर्तन परिवर्धन , उपांतरण और उसका अनुरक्षण करना जो प्रतिष्ठान के प्रयोजन के लिए आवश्यक या 

सुविधाजनक हो , 
( ण ) प्रतिष्ठान के व्ययन पर प्रतिष्ठान की निधियों या किन्हीं अन्य विनिधामीय मिधियों को ऐसी प्रतिभूतियों या ऐसी रीति में विनिधान करना जो 

समय - समय पर शासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं और ऐसे विनिधानों का क्रय या अंतरण करना, 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, लोक या किसी संगठनों या व्यक्तियों से क्रय, दान या अन्यथा द्वारा कोई यल या अचल संपत्ति जो प्रतिष्ठान 

के उद्देश्यों से असंगत न हो और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अधिग्रहण या अर्जित करना, 
( थ) केन्द्रीय सरकार के पूर्वामुमोदम से प्रतिष्ठान की किसी चल या अचल संपत्ति का क्रय, अंतरण पट्टा या अन्यथा द्वारा व्ययन करना, 

प्रतिष्ठान की संपत्तियों की प्रतिभूति पर या किसी अन्य आस्ति पर आवश्यकता की दशा में या अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए 
केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से धम उधार लेना, और 
किसी व्यय की मंजूरी देना या किसी ऐसी संविदा को करने के लिए प्राधिकृत करना जिसमें प्रतिष्ठाम के कृतियों के निर्वहन में प्रतिष्ठान 

की निधियों में से दिए जाने वाले अनुदान की शर्तों से असंगत नहीं है । 
(2 ) बोर्ड वित्त समिति की सहमति के सिवाय उपनियम ( 1 ) के खंड ( अ), ( ड), ( ड), ( ण ), ( त), ( थ), ( द) और ( ध) के अधीन किन्हीं 
शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा । 

4. शासी बोर्ड के कतिपय सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता : - धारा II के खंड ( ख ) और ( ग ) के अधीन शासी बोर्ड के नामित 
सदस्य, शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उप दर पर पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
उच्चाधिकार समिति या आयोग के गैर - सरकारी सदस्यों को लागू है । 

5. वित्त समिति के कृत्य : --- वित्त समिति अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी 
अर्थात् : 
( क ) प्रतिष्ठान के संनिर्माण कार्य पर विचार करना और बजट में अपेक्षित निधियों का उपबंधन करमा , 

प्रतिष्ठान द्वारा अपेक्षित उपस्करों का क्रय करना या नए प्रस्तावों /परियोजनाओं की संवीक्षा करना तथा शासी बोर्ड को अपनी सिफारिश देना, 
( ग ) 

प्रतिष्ठान की संघटकीय यूनिटों के लिए अतिरिक्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारिद की मंजूरी के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करना , 
( घ) किन्हीं ऐसे विषयों जिनमें वित्तीय विषक्षाएं हैं कि संवीक्षा करना और कार्यपालक परिषद् को सलाह देना , 

पदों के सृजन के लिए जिसके अंतर्गत पदों का उन्नयन भी है, के प्रस्तावों के संबंध में शासी बोर्ड को सलाह देना, 
बड़े संकर्मों या क्रयों की बाबत नए व्यय के लिए प्रस्तावों के संबंध में विचार करना और शासी बोर्ड को सिफारिश करना जो शासी बोर्ड 
द्वारा विधार किए जाने से पूर्व वित्त समिति को उसकी राय जानने के लिए निर्दिष्ट की जाएगी, 

पुनर्विनियोग विवरणों, लेखा परीक्षा टिप्पणी की संवीक्षा करना और उसके संबंध में शासी बोर्ड को सिफारिश करना , 
( ज ) प्रतिष्ठान के कार्यों को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य वित्तीय मुद्दों के संबंध में शासी बोर्ड को सलाह देना और सिफारिश करना । 

[ सं. एफ . 3-7 /95 - परिसर ] 
कस्तूरी गुप्ता मैनन, संयुक्त सचिव 


[ 40 II - 


453(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Culture) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th July , 1998 
G .S .R . 414 ( E ). - In exercise of powers conferred by section 31 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (6 of 1994 ), 
the Central Governmenthereby makes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement. 
( 1) These rules may be called the Kalakshetra Foundation Rules, 1998 . 
(2 ) They shall come into forcc on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . Definitions 

In these rules , unless the context otherwise requires. 
( a ) " Act" means the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (6 of 1994 ); 

" Chairperson " means the Chairperson of the Governing Board appointed under clause (a ) ofsection 11; 
“ Section " means a section of the Act; 
All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings 

respectively assigned to them in the Act . 
3 . Powers and functions of the Governing Board . — 

1. The Governing Board shall have the following functions and powers, namely : 
(a ) to constitute such committees as the Governing Board may consider necessary for discharging more effectively 

the functions of the Foundation ; 
to formulate policies, programmes and projects to further the objects of the Foundation ; 
to review the on - going programmes and monitor their progress; 
to approve the Budget in respectof the financial year next ensuing, showing the estimatod receipts and expendi 
ture, as recommended by the Finance Committee ; 
to approve the Annual Report giving a full account of the activities and programmes of the Foundations as 
recommended to it by the Finance Committee ; 
to maintain proper accounts and other relevantrecords and prepare an annual statement of accounts including the 
balance sheet in such form as may be approved by the Comptroller and Auditor Gencral of India ; 
to consider and pass the Annual Accounts and Balance Sheet of each financial year ; 
to consider matters brought to its notice by the Academic Committee or the Financial Committee and give 
appropriate directions; 
to lay down with the prior approval of the Central Government, the method of recruitment and conditions of 
service of the employees of the Foundation ; 
to create, with the prior sanction of Central Government, such number of posts of officers and staff as may be 
required for the efficient performance of the functions of the Foundation ; 
to appoint all categories of officers and staff to the Foundation for conducting the affairs of the Foundation ; 
to enter into agreements with the Central Government, State Government, public or private organisations, 
individuals, foreign Governments or non -Governmental organisations for furtherance of the objectives of the 
Foundation , for implementation of its programmes and for securing and accepting endowments, grant-in -aid, 
donations or gifts on mutually agreed terms and conditions : 

Provided that no such agreements shall be entered into with any foreign Governments or Foreign Govern 
mental Organisations and foreign nationals except with the prior approval of the Central Government; 
to acquire by purchase , lease , gift or otherwise any equipment or other movable property which may be neces 

sary for the purposes of the Foundation ; 
(n ) to construct, alter, extend, modify and maintain any building which may be necessary or convenient for the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II -- SBc . 3 (1)] 


( ) 


to sanctis 


purposes of the Foundation ; 
to invest the funds of the Foundation or any other investible funds at the disposal of the Foundation , in such 
socurities or in such manner as may, from time to time, be determined by the Governing Board and to sell or 
transfer such investments , 
to take over or acquire by purchase , gift or otherwise from the Central Government, State Governments , public 
or private organisations or individuals any movable or immovable properties not inconsistent with the objects of 
the Fundation and subject to the prior approval of the Central Government; 
to sell, transfer, lease or otherwise dispose of any movable or immovable property of the Foundation with the 
prior approval of the Central Government; 
to borrow money, in case of exigencies on the security of the properties of the Foundation or any other asset and 
with the previous sanction of the Central Governinent, for carrying out the provisions of the Act, and 
to sanction any expenditure or authorise entering into a contract involving expenditure not inconsistent with the 

conditions of grant from the funds of the Fundation in the performance of its functions. 

(2) The Board shall not exercise any powers under clauses (1), (m ), (b), (c), (p ), (q). (r) and (s) of sub- rule (1) except 
with tho concurrence of the Finance Committee . 

4. Travelling Allowance and Daily Allowance to certain members of the Governing Board 

The members of the Governing Board nominated under clauses (b) and (c) of section 11 shallbe entitled to travelling 
allowance and daily allowance for attending the meetings of Governing Board at the rates applicablo to the non -official mem 
bers of the High Powered Committees and Commissions appointed by the Central Government. 

5 . Functions of the Finance Committee 

The Finance Committee shall , in addition to the functions, as specifically provided for in the Act, perform the follow 
ing functions, namely : 

consider construction works of the Foundation and sanction the requisite funds for provision in the Budget; 
(b ) scrutinize new proposals /projects or purchase of equipment required by the Foundation and make their recom 

mendations to the Governing Board ; 
to examine proposals for sanction of additional teaching and non -teaching staff for the Constituent Units of the 
Foundation ; 
to scrutinize and advise the Executive Council on any matter which has financial implications; 
to advise the Governing Board regarding proposals for creation of posts , including upgradanon of posts; 
to consider and make recommendations to the Governing Board on proposals for new expenditure on account of 
major works or purchases which shall be referred to the Finance Committee for opinion before they are consid 
ered by the Governing Board ; 
to scrutinize re -appropriation statements and audit notes and make recommendations thereon to the Governing 
Board ; 
to give advice and make recommendations to the Governing Board on any other financial questions affecting 
thc affairs of the Foundation ; 

[F .No. 3- 7/ 95- Parisar] 
KASTURI GUPTA MENON , Jt. secy . 


(a ) 


HT 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110034 - 1998 . 


